MBER 
HARANA GOVT GAZ., NOVEMBER 7, 1972 ( KRTK . 16 , 1894 SAKA) 


2460 


[ PART I 


LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT 

The 30th October, 1972 


No. 11552 - L - 72/ 42193.--- The Governor of Haryana is pleased to 
ment and posting : - 


make the following appoint 


Name of Officer 


Remarks 


Serial 

No. 


Appointed & 
posted as 


With effect 

from 


1 . 


Shri Gian Singh 


12th October , 1972 Against an existing 
( forenoon) 

vacancy 


Assistant Employment 
Officer, Sub -Regional 
Employment Exchange , 
Rohtak , on an ad hoc 
basis 


S. N. BHANOT , 
Commissioner for Labour and Employment and Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 26/27 अक्तूबर, 1972 


2 . 


क्रमांक 3642-ज (II )-72/ 39990.-हरियाणा सरकार राजस्व विभाग के क्रमांक 1985-ज (II)-72/22261, 
दिनांक 14 जून , 1972 द्वारा जारी की गई युद्ध जागीर अधिसूचना कैंसिल की जाती है । 

श्री रणधीर सिंह, पुत्र खमन सिंह , गांव खोल , तहसील रिवाड़ी, जिला गुड़गांवा की मृत्यु के परिणाम स्वरूप 
हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए सहर्ष प्रादेश देते है कि श्री रणधीर सिंह की मबलिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 590- र-III - 69 / 8690 , दिनांक 24 अप्रैल, 1972 द्वारा मंजूर की गई थी , अब श्रीमती लाड़बाई, विधवा 
श्री रणधीर सिंह के नाम 27 नवम्बर, 1968 से , रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़ 1970 से आगे 150 
स्पये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सदन में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा । 


दिनांक 31 अक्तूबर / 2 नवम्बर , 1972 
क्रमांक 4324-ज ( II ) -721 4048 6. – श्री मोहन सिंह , पुत्र जवान सिंह , गांव खेरला, तहसील व जिला गुड़गांवा , 
की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्ष आदेश देते हैं कि श्री मोहन सिंह की मुग्लिक 100 रुपये की जागीर, जो 
कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6526- र- II -69/ 2190, दिनांक 30 जनवरी , 1970 द्वारा मंजूर की गई 
थी , अब श्रीमती लीलावती , विधवा श्री मोहन सिंह के नाम 13 अक्तूबर, 1972 से, रबी , 1970के लिए 50 रुपये तथा 
खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सदन में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत किया जाएगा । 


LATE NOTIFICATIONS 


